निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 आश्विन 1942 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 816 ) पटना , सोमवार , 19 अक्तूबर 2020 


सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

19 अक्तूबर 2020 
सं0-3 / एच0-01 / 2019-9933 / सा ० प्र० — भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 01 - वाल्मीकि नगर संसदीय निर्वाचन 
क्षेत्र के रिक्त स्थान के उप चुनाव के लिए दिनांक -07.11.2020 ( शनिवार) को मतदान की तिथि निर्धारित की गयी है । 

2. अतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा -135 ख में निहित प्रावधानों तथा एन.आई. ऐक्ट , 1881 
की धारा -25 के स्पष्टीकरण के आलोक में 01 - वाल्मीकि नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिक्त स्थान के उप चुनाव के 
लिए निर्धारित मतदान की तिथि 07.11.2020 ( शनिवार) को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है । 

3. उपर्युक्त मतदान की तिथि 07.11.2020 ( शनिवार) को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश मात्र 01 - वाल्मीकि 
नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ही रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

गुफरान अहमद , 
सरकार के उप सचिव । 


, 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट ( असाधारण ) 816-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


